712 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 6, 1980 ( VYSK . 16, 1902 SARA ) 


[ PART I 


क्रमांक 330 -- ज ( 11 )-80/14468.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है, (कि धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुत्र श्री केहरी सिंह, गांव महलाना, तहसील व जिला सोनीपत, को 
रबी, 1969 से 100 रुपये वापिक , खरीफ, 1970 से 150 रुपये तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 427- ज ( 1 ) -80/14472.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक सशोधन किया गया है । की धारा 2 (प ); ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति कस्तूरी देवी , विधवा चिरंजी लाल, निवासी नरायणगढ़, जिला अम्बाला, को 
रबी , 1966 से वी , 1970 तक 100 रपये वारिक खरीफ , 1970 से सरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 , 
से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सदन में दी गई श्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 25 अप्रैल, 1980 
क्रमांक 459 - ज(II)-80/14823.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा ( ए)(1 ए ) तथा 3(1 ए) के अनुसार 
मौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निग्नलिहित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली यद्ध जागर 
उनके नाम के सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


नाम 


1 


पहाड़ी पुर 


झज्जर 


2 


150 


श्री नान्ह 


300 


रुपए 
रोहतक श्री मुसदी लाल, पुन 

रबी , 1973 से 

150 
श्री राम जी लाल 

खरीफ , 1979 तक 
तथा रबी , 1980 से 

300 
श्री शेर सिंह , पुत्र मुण्डाड़ा 

रबी, 1976 से 
खरीफ , 1979 तक 

तथा रबी ,, 1980 से 
क्रमांक 457 -ज (II )-80/14827.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है मौर उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
मधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम 

गांव व तहसील 

फ़सल/वर्ष जंब से जागीर वार्षिक 
दी गई 

राशि 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 
150 


1 


रोहतक 


धाराना 


झज्जर 


श्री चन्दर सिंह , पुत्र 
श्री निहाल सिंह 


300 


2 


श्री हरी सिंह , पुत्र 
श्री नन्द लाल 


गुहडा 


150 


" 


रबी , 1976 से 
खरीफ , 1979 तक 
तथा रबी , 1980 से 
रवी , 1973 से 
खरीफ , 1976 तक 
रवी , 1977 से 
खरीफ , 1979 तक 
रबी , 1980 से 


200 


. 


350 


रघुनाथ जोशी , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


- 


